रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO . D . L .- 33004 / 99 


भारत का राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 297 ] 
No. 2971 


नई दिल्ली , बुधवार , नवम्बर 10 , 2010 / कार्तिक 19 , 1932 
NEW DELHI,WEDNESDAY, NOVEMBER 10 , 2010 /KARTIKA 19 , 1932 


- 


- 


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 1 नवम्बर , 2010 
फा . सं. सम्मे . 5 /( 20 ) 2001 /गोवा/ 25133 . — कर्मचारी भविष्य निधि योजना -1952 , इसके आगे " योजना " के रूप में संदर्भित , 
के अनुच्छेद 5 के साथ पठित अनुच्छेद 4 के उप अनुच्छेद (1 ) के उपबंधों के अनुसार एवं भारत के राजपत्र खंड III, भाग 4 में दिनांक 
8 - 10 - 2005 को प्रकाशित , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सम्मे. 5/( 20 ) 2001 / गोवा/15661 दिनांक 
21 -9 - 2005 का अधिक्रमण करते हुए , अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ( कर्मचारी भविष्य निधि ) एतद्द्वारा गोवा राज्य के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों 
की क्षेत्रीय समिति का गठन करते हैं : 
क्र . सं. सदस्य का नाम एवं पदनाम 

नियुक्ति 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
माननीय श्रम मंत्री , 

अध्यक्ष 
गोवा सरकार, सचिवालय , पोरवोरिम- गोवा । 

[ अनुच्छेद 4 (1) ( क ) के अन्तर्गत ] 
सचिव ( श्रम ) 
गोवा सरकार , सचिवालय, पोरवोरिम -गोवा । 

सरकारी सदस्य 
आयुक्त , 

[ अनुच्छेद 4 ( 1 ) ( ख ) के अन्तर्गत ] 
श्रम एवं रोजगार , द्वितीय तल , श्रम शक्ति भवन , 
पट्टो प्लाजा, पणजी - गोवा । 
श्री नितिन कुनकोलीकर , 
अध्यक्ष, गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं उद्योग , 
आजाद मैदान के सामने , पणजी - गोवा । 

नियोक्ता के प्रतिनिधि 
श्री अतुल नाइक , 

[ अनुच्छेद 4 (1 ) ( ग ) के अन्तर्गत ] 
अध्यक्ष, गोवा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन , 

शिव टावर्स, पटटो प्लाजा, पणजी -गोवा । 
4372 GI/ 2010 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) 


( 3 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART III - SEC. 4 ] 
( 2 ) 
श्री किस्टोफर फोन्सेका, 
अध्यक्ष, गोवा व्यापार एवं व्यावसायिक वर्कर्स यूनियन ( एटक ) , वेल्होज 
बिल्डिंग, द्वितीय तल , म्यूनिसिपल गार्डन के सामने , पणजी - गोवा । 

कर्मचारियों के प्रतिनिधि 
श्री पुटु गांवकर, 

[ अनुच्छेद 4 ( 1 ) ( घ ) के अन्तर्गत ] 
महासचिव , गोमांतक मजदूर संघ ( बी .एम.एस. ), जी - 5, मैकेडो 

अपार्टमेंट, टिस्क , पोंडा -गोवा । 
2. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त , गोवा क्षेत्र के प्रभारी , क्षेत्रीय कार्यालय -पणजी, गोवा , क्षेत्रीय समिति ( क. भ.नि.) गोवा राज्य के सचिव होंगे । 

3. क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए 
होगा । तथापि , प्रत्येक सदस्य अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि सरकारसी सजपत्र में उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति अधिसूचित नहीं 
हो जाती । 
4. यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा । 

एस. चटर्जी, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 

विज्ञापन - III/4/105/10 - असा. ] 
EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 1st November , 2010 
F . No. Conf.5 /( 20 )2001/Goa /25133 . - In accordance with the provisions of Sub -paragraph ( 1) ofparagraph 4 read 
with paragraph 5 of the Employees Provident Fund Scheme, 1952 , hereinafter referred to as " Scheme" , and in supersession 
of the Notification No. Conf. 5 ( 20 ) 2001/Goa / 15651 dated 21- 9 - 2005 issued by the Central Provident Fund Commissioner, 
New Delhi, which was published in the Gazette of India , Part III , Section 4 on 8 - 10 - 2005 , the Chairman , Central Board of 
Trustees, ( EPF ) hereby sets up a Regional Committee for the State ofGoa consisting of the following persons namely : 
Sl.No. Name & Designation of the Member 

Appointment as 
Hon ble LabourMinister, 

Chairman 
Govt . ofGoa, Secretariat , Porvorim -Goa . 

[ Under para4( 1 )( a)] 
Secretary (Labour ), 
Govt. ofGoa, Secretariat, Porvorim -Goa . 

Official Members 
Commissioner , 

[ Under para 4(1)( b )] 
Labour and Employment, 2nd Floor, Shram 
Shakti Bhawan , Patto - Plaza , Panaji-Goa . 
Shri Nitin Cuncolikar, 
President,Goa Chamber of Commerce & Industries , 
Opp . Azad Maidan , Panaji -Goa . 

Employer s representatives 
Shri Atul Naik , 

[ Under para4(1 )( c)] 
President, Goa Small Scale Industries Association , 
Shiv Towers , Patto Plaza , Panaji-Goa. 
Shri Christopher Fonseca , 
President Goa Trade & Commercial Workers Union , 
(A .I. T .U .C .) Velho s Building , 2nd Floor, Opp . 
MunicipalGarden , Panaji -Goa . 

Employees Representatives 
Shri Putu Gaonkar , 

[ Under para4(1)(d)] 
General Secretary , Gomantak Mazdoor Sangh (BMS), 

G -5 ,Macedo Apartment, Tisk , Ponda -Goa . 

2. The Regional Provident Fund Commissioner- Incharge ofGoa Region at RegionalOffice, Panaji ,Goa shall be 
the Secretary of the Regional Committee (EPF ) for the State ofGoa . 

3. The terms of office of the Chairman and every member ofthe Regional Committee shallbe three years commencing 
on and from the date on which their appointment is notified in the officialGazette , However, every member shall continue 
to hold office until the appointment of his successor is notified in the OfficialGazette . 
4 . This will come into force with immediate effect . 

S . CHATTERJEE , Central Provident Fund Commissioner 

TADVT. III/ 4/ 105 /10/ Exty.] 


.. . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054. 


